रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO. D. L.- 33004 / 99 


पON 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
. .. . .. . - EXTRAORDINARY . 
• भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 _ Şub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , सोमवार , सितम्बर 20 , 2010 / भाद्र 29 , 1932 
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 20, 2010 /BHADRA 29, 1932 


सं . 526 ] 
No. 526 ] 


कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 


( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 20 सितम्बर , 2010 
सा . का .नि . 768( अ).-- - केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 ( 195 } का 61 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियमावली, 2007 में 
आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. (1 ) ये नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) बारहवां संशोधन नियमावली, 2010 कहलाएंगे । , 

(2 ) इन्हें शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हुआ समझा जाएगा । 

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 3 में उप -नियम 2( i) के नीचेद्वितीय परन्तुक को निम्नलिखित से 
बदला जाएगा, अर्थात् : 

" बशर्ते कि सेवा का कोई सदस्य जिसकी सेवा मध्य - चरण कैरियर प्रशिक्षण के चरण III चरण IV अथवा चरण V का अनुभव प्राप्त 
करने के लिए स्थान दिए जाने वाले वर्ष के पश्चात् तीन वर्ष से कम हो , अनिवार्य मध्य - कैरियर प्रशिक्षण हेतु नहीं भेजा जाएगा। " 


__ [ फा. सं. 20011 /1 / 2008 - अ. भा. से. -II ( क ) ] 


रोली सिंह , निदेशक ( सेवाएं ) 


पाद टिप्पणी : मुख्य नियम , दिनांक 20 मार्च, 2007 के सा. का. नि. 213( अ ) द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण में प्रकाशित किए गए 
थे और तदन्तर निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे। 

सं. सा. का. नि . 23 ( अ ) ,दिनांक 10 जनवरी , 2008, सं. सा. का. नि. 665 ( अ ), दिनांक 19 सितम्बर , 2008 , सं. सा . का. नि. 253 ( अ) , दिनांक 
15 अप्रैल , 2008 , सं. सा . का. नि . 542 ( अ ) , दिनांक 21 जुलाई , 2009 , सं. सा. का. नि. 572 ( अ ) , दिनांक 13 अगस्त , 2009 , 
सं. सा . का .नि. 820 ( अ ) , दिनांक 12 नवम्बर , 2009 , सं. सा. का .नि . 72 ( अ ), दिनांक 10, फरवरी, 2010, सं. सा . का.नि . 102 ( अ ) , दिनांक 


3700 GI/ 2010 


- 


-- 


-- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY . [PART II _ SEc. 360 ] 
25 फरवरी, 2010, सं. सा. का . नि . 191 ( अ ),दिनांक 12 मार्च, 2010, सं. सा . का.नि. 298( अ ), दिनांक 8 अप्रैल, 2010 , सं. सा. का.नि. 397 ( अ) , 
दिनांक 11 मई, 2010, सं. सा. का. नि . 404 ( अ ) , दिनांक 13 मई , 2010 , सं. सा . का. नि . 413 ( अ ), दिनांक 17 मई , 2010, सं. सा. का. नि . 
432 ( अ ) , दिनांक 20 मई, 2010 , सं. सा . का .नि . 434 ( अ ) , दिनांक 20 मई, 2010 , सं. सा. का. नि . 451 ( अ ) , दिनांक 26 मई , 2010, और सं . 
सा. का. नि . 418( अ ), दिनांक 23 जुलाई, 2010 । 

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 

(Department of Personnel and Training) 

NOTIFICATION : 

New Delhi, the 20th September, 2010 
G . S .R . 768 (E ).- - In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of Section 3 of the All India Services Act , 
1951 (61 of 1951 ), the Central Government after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes 
the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules , 2007, namely:--- 

1. (1) These rulesmay be called the Indian Administrative Service (Pay ) Twelfth Amendment Rules , 2010 . 

(2) They shall be deemed to have come in force on the date oftheir publication in Official Gazette . 

2. In rule 3 ofthe Indian Administrative Service (Pay ) Rules, 2007, for the second proviso below sub - rule (2 )(i), the 
following proviso shall be substituted , namely : 

***Provided that a member of Service, who has less than three years of service after the year in which he has been 
slotted to undergo Phase III, Phase IV or Phase V of Mid- Career Training, would not be sent for mandatory 
mid - career training." 

[ F. No . 20011/1/2008 - AIS -II( A)] 

ROLI SINGH , Director (Services) 
____ Foot- note : The principal rules were published vide number G .S. R. 213 ( E), dated the 20th March, 2007 and 
subsequently were amended vide numbers G . S. R . 23 (E ), dated 10th January , 2008 , G . S. R . 665 (E ), dated 19th September , 
2008 , G.S. R. 253( E), dated 15th April , 2008, G. S. R. 542 ( E), dated 21st July, 2009 , G. S. R. 572 ( E), dated 13th August , 2009 , 
G .S.R . 820(E ), dated 12th November ,2009 ,G .S.R . 72 (E ),dated 10th February ,2010 , G .S.R . 102 (E ), dated 25th February ,2010, 
G. S. R. 191 ( E), dated 12th March, 2010, G .S. R. 298 ( E), dated 8th April, 2010 , G. S. R. 397 ( E), dated 11th May , 2010, G .S. R. 404 
( E), dated 13th May, 2010, G.S. R. 413 ( E), dated 17th May, 2010, G. S. R. 432 ( E), dated 20th May, 2010, G. S. R. 434 ( E); dated 
20th May, 2010, G. S. R. 451 ( E), dated 26th May , 2010, and G.S. R.118 ( E), dated 23rd July , 2010 . 

अधिसूचना 


नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2010 
सा . का .नि . 769 ( अ). --- केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 ( 1951 का 61 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन ) नियमावली, 2007 में आगे 
और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 


1. ( 1 ) ये नियम भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन ) छब्बीसवां संशोधन नियमावली, 2010 कहलाएंगे । 


( 2) इन्हें शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हुआ समझा जाएगा । 

2. भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 3 में उप -नियम 2(i ) के नीचे निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक के रूप में 
जोड़ा जाएगा, अर्थात् : 

" बशर्ते कि सेवा का कोई सदस्य जिसकी सेवा मध्य - चरण कैरियर प्रशिक्षण के चरण III चरण IV अथवा चरण V का अनुभव प्राप्त 
करने के लिए स्थान दिए जाने वाले वर्ष के पश्चात् तीन वर्ष से कम हो , अनिवार्य मध्य - कैरियर प्रशिक्षण हेतु नहीं भेजा जाएगा। " 

[ फा. सं. 20011/1/ 2008 - अ. भा. से.- II ( ख ) ] 

रोली सिंह, निदेशक ( सेवाएं ) 
पाद टिप्पण : मुख्य नियम , दिनांक 21 फरवरी , 2008 के सा. का. नि. 108 ( अ ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए 
थे और तदन्तर निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे । 


IT 


[ भाग II - खण्ड 3(i)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सं. सा . का. नि. 629 ( अ ) , दिनांक 27 सितम्बर, 2008, सं. सा. का. नि. 189 ( अ ), दिनांक 24 मार्च, 2009 , सं. सा . का. नि . 231 ( अ) , दिनांक 
1 अप्रैल , 2009 , सं. सा. का. नि . 497 ( अ ) , दिनांक 7 जुलाई, 2009 सं. सा. का. नि . 589 ( अ ) , दिनांक 20 अगस्त , 2009 , सं. सा . का .नि . 771 ( अ ) , 
दिनांक 20 अक्तूबर , 2009 , सं. सा . का .नि . 894 ( अ ) , दिनांक 11 दिसम्बर, 2009 , सं. सा. का. नि . 894 ( अ ) , दिनांक 11 दिसम्बर , 2010 , 
सं. सा . का .नि . 172 ( अ ) , दिनांक 3, मार्च, 2010 , सं. सा . का. नि. 228 ( अ ) , दिनांक 30 मार्च, 2010 , सं. सा. का .नि . 230 ( अ ) , दिनांक 30 मार्च, 
2010, सं. सा . का. नि . 232 ( अ ) , दिनांक 30 मार्च, 2010, सं. सा . का. नि . 234 ( अ ), दिनांक 30 मार्च, 2010 , सं. सा. का. नि. 236 ( अ ) , दिनांक 
30 मार्च, 2010 , सं. सा. का. नि . 238 ( अ ) , दिनांक 30 मार्च, 2010 , सं. सा. का. नि . 240 ( अ ) , दिनांक 30 मार्च, 2010, सं. सा. का. नि . 242 ( अ ) , 
दिनांक 30 मार्च, 2010 , सं. सा. का. नि . 244 ( अ ) , दिनांक 30 मार्च, 2010 , सं. सा. का. नि . 246 ( अ) , दिनांक 30 मार्च, 2010 , सं . 
सा. का.नि. 248 ( अ ), दिनांक 30 मार्च, 2010 , सं. सा . का.नि. 250( अ ), दिनांक 30 मार्च, 2010, सं. सा . का. नि . 252 ( अ) , दिनांक 30 मार्च, 
2010, सं. सा. का . नि. 299 ( अ ) , दिनांक 8 अप्रैल , 2010 , सं. सा. का .नि. 510( अ ) , दिनांक 16 जून , 2010 , सं. सा. का . नि . 512 ( अ ), दिनांक 16 
जून , 2010, सं. सा . का. नि . 514( अ ), दिनांक 16 जून , 2010, सं. सा. का.नि. 516( अ) , दिनांक 16 जून , 2010,. सं. सा. का.नि . 620 ( अ ), दिनांक 
23 जुलाई, 2010 , सं. सा. का. नि . 622( अ ) , दिनांक 23 जुलाई, 2010, सं. सा . का. नि . 624( अ ) , दिनांक 23 जुलाई, 2010 , सं . 
सा . का. नि . 626( अ ), दिनांक 23 जुलाई , 2010, सं. सा. का.नि. 628( अ ), दिनांक 23 जुलाई, 2010 और फा . सं. 11052 / 24 /2010 - AIS -II , 
दिनांक 1 सितम्बर , 2010 । 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th September , 2010 
G .S .R . 769 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of Section 3 of the All India Services Act , 
1951 (61 of 1951), the Central Government after consultation with the Governments of the States concerned , hereby makes 
the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 2007, namely:--- 

1. ( 1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay ) Twenty -sixth Amendment Rules, 2010 . 

(2 ) They shall be deemed to have comein force on the date of their publication in Official Gazette . 

2. In rule 3 of the Indian Police Service (Pay) Rules , 2007, below sub- rule ( 2)(i), the following shall be added as 
second proviso , namely : 

“ Provided that a member of Service ,who has less than three years of service after the year in which he has been 
slotted to undergo Phase III , Phase IV or Phase V of Mid -Career Training ,would notbe sent for mandatory mid 
career training." 

[ F. No . 20011/ 1/ 2008- AIS-II ( B)] 

ROLI SINGH , Director (Services) 
Foot-note : The principal rules were published in the Gazette ofIndia , Extraordinary vide number G .S.R . 108(E ), 
dated the 21st February , 2008 and were subsequently amended vide numbers GSR 692 (E ), dated 27th September , 2008 , GSR 
189 ( E ), dated 24th March , 2009, GSR 231(E ), dated 1st April, 2009, GSR 497 (E ), dated 7th July , 2009,GSR 589( E ), dated 
20th August, 2009,GSR 771 ( E ), dated 20th October , 2009 , GSR 894 ( E ) , dated 11th December, 2009, GSR 894 ( E ), dated 
11th December, 2009, GSR 172 (E ), dated 3rd March , 2010 ,GSR 228 ( E ), dated 30th March , 2010 , GSR 230 ( E ), dated 30th 
March, 2010, GSR 232 ( E ), dated 30th March, 2010 , GSR 234 ( E), dated 30th March, 2010 , GSR236 ( E ) dated 30th March, 2010, 
GSR238( E), dated 30th March, 2010, GSR240( E), dated 30th March, 2010, GSR242 ( E), dated 30th March, 2010, GSR244( E ), 
dated 30th March , 2010 , GSR 246 ( E ), dated 30th March , 2010 , GSR 248 ( E ), dated 30th March , 2010 , GSR 250 ( E ), dated 30th 

March, 2010, GSR252 ( E), dated 30th March, 2010 , GSR299 ( E ), dated 8thApril , 2010 , GSR510 ( E ), dated 16th June, 2010 , GSR 
512 ( E), dated 16th June, 2010, GSR514 ( E ), dated 16th June, 2010 , GSR516 ( E ), dated 16th June, 2010 , GSR620 ( E), dated 
23rd July, 2010, GSR 622( E), dated 23rd July , 2010, GSR 624( E), dated 23rd July ,. 2010, GSR 626( E), dated 23rd July , 2010, GSR 
628 ( E), dated 23rd July, 2010 and F . No. 11052 / 24/ 2010- AIS - II , dated 1st September, 2010 . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 20 सितम्बर , 2010 
. . .. .. सा. का .नि . 770 ( अ ). -- केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम , 1951 (1951 का 61 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय वन सेवा ( वेतन ) नियमावली , 2007 में आगे और 
संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. (1 ) ये नियम भारतीय वन सेवा ( वेतन ) पांचवां संशोधन नियमावली, 2010 कहलाएंगे । 

(2 ) इन्हें शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हुआ समझा जाएगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[Part II — Sec. 3(1)] 
2. भारतीय वन सेवा ( वेतन ) नियमावली , 2007 के नियम 3 में उप -नियम 2(i) के नीचे निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक के रूप में जोड़ा 
जाएगा , अर्थात् : 


" बशर्ते कि सेवा का कोई सदस्य जिसकी सेवा मध्य - चरण कैरियर प्रशिक्षण के चरण III , चरण IV अथवा चरण V का अनुभव प्राप्त 
करने के लिए स्थान दिए जाने वाले वर्ष के पश्चात् तीन वर्ष से कम हो , अनिवार्य मध्य - कैरियर प्रशिक्षण हेतु नहीं भेजा जाएगा । " 


[ फा . सं. 20011/1/2008 - अ. भा . से. -II ( ग ) ] 


- 
- 
- 
- 


- 


- 
- 


- 
- 


- 
- 


- 


रोली सिंह , निदेशक ( सेवाएं ) 
पाद टिप्पणी : मूल नियम, दिनांक 21 फरवरी , 2008 के सं. सा . का.नि . 109 ( अ ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए 
गए थे और तदनन्तर निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे। 

सं. सा. का. नि. 610 ( अ ), दिनांक 26 अगस्त, 2008, सं. सा. का .नि . 691 ( अ ), दिनांक 27 सितम्बर , 2008 , सं. सा. का.नि . 194 ( अ ), दिनांक 
24 मार्च, 2009 , सं. सा. का.नि. 499 ( अ ), दिनांक 7 जुलाई, 2009 , सं. सा. का.नि. 501 ( अ), दिनांक 7 जुलाई, 2009 , सं. सा. का.नि. 503( अ) , 
दिनांक 7 जुलाई, 2009 , सं. सा. का. नि. 505( अ ), दिनांक 7 जुलाई , 2009, सं. सा. का. नि. 507( अ ), दिनांक 7 जुलाई, 2009, सं. सा. का. नि . 
588 ( अ ), दिनांक 20 अगस्त , 2009 , सं. सा . का. नि. 906( अ ), दिनांक 18 दिसम्बर , 2009 , सं. सा. का.नि . 908 ( अ ), दिनांक 18 दिसम्बर , 
2009 , सं. सा. का. नि. 910( अ) , दिनांक 18 दिसम्बर, 2009 , सं. सा. का. नि. 912( अ ), दिनांक 18 दिसम्बर, 2009 , सं. सा. का. नि . 173 ( अ ) , 
दिनांक 3 मार्च, 2010 , सं. सा. का. नि : 300 ( अ ) , दिनांक 8 अप्रैल , 2010 , सं. सा. का . नि . 407 ( अ ) , दिनांक 14 मई , 2010 और सं. सा. का .नि . 
674 ( अ ) , दिनांक 11 अगस्त , 2010 । 

NOTIFICATION . . . .. .. 

- - · New Delhi; the 20th September,2010 
G . S .R . 770 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 3 of the All India Services Act, 
1951 (61 of 1951 ), the CentralGovernment after consultation with the Governments of the States concerned , hereby makes 
the following rules further to amend the Indian Forest Service ( Pay ) Rules, 2007, namiely: ---- 

1. ( 1) Thesc rules may be called the Indian Forest Service (Pay ) Fifth Amendment Rules, 2010 . 

(2) They shall be deemed to have come in force on the date of their publication in Official Gazette . 

2 . In rule 3 of the Indian Forest Service (Pay ) Rules, 2007 , below sub - rule (2 )(i), the following shall be added as 
second proviso , namely : 

“ Provided that a member of Service, who has less than three years of service after the year in which he has been 
slotted to undergo Phase III, Phase IV or Phase V ofMid -Career Training, would not be sent for mandatory mid 
career training." 

[ F. No. 20011/12008- AIS -II ( C )] 

ROLI SINGH , Director (Seðvices) 
. . Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Extraordinary vide number GSR 109 (E ), dated 
the 21st February, 2008 and were subsequently amended vide numbers GSR 610 ( E), dated 26th August , 2008, GSR 691 ( E), 
dated 27th September, 2008 , GSR 194 ( E ), dated 24th March , 2009 , GSR 499 ( E ), dated 7th July, 2009, GSR 501( E ), dated 7th 
July, 2009; GSR 503( E), dated 7th July , 2009, GSR 505( E), dated 7th July, 2009 , GSR 507 ( E), dated 7th July , 2009, GSR588( E), 
dated 20th August, 2009 . GSR 906 ( E ), dated 18th December, 2009,GSR 908( E ), dated 18th December, 2009 , GSR 910 ( E ), dated 
18th December, 2009 , GSR 912 (E ), dated 18th December, 2009 , GSR 173 ( E ), dated 3rd March , 2010 , GSR 300 ( E ), dated 
8th April, 2010 ,GSR 407( E ), dated 14th May, 2010 and GSR 674 ( E ), dated 11th August, 2010 . 


__ . 2300 - 3591 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


मनाना 


ETRIEF 


- 


नामाकजातानाFITTTTTT 


MINIMITRA 


T 


um + -- HTET 


